निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आषाढ़ 1942 ( श ० ) 
पटना , मंगलवार , 7 जुलाई 2020 


( सं ० पटना 426 ) 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

7 जुलाई 2020 
सं० 01 / स्था ० (उ० स०) -10 / 2018–3631 / वि० - वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या-358 , दिनांक 
06.02.2018 द्वारा श्री अमिताभ मिश्र, वि ० वि ० से० वाणिज्य कर उपायुक्त , प्रशिक्षण प्रकोष्ट मुख्यालय, बिहार, पटना की 
सेवा वित्त विभाग को सौपी गयी थी , जो वर्तमान में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित है, की सेवा तात्कालिक प्रभाव 
से उनके प्रशासी विभाग यथा वाणिज्य कर विभाग को वापस की जाती है । 

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

नीलम चौधरी, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 426-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


